समालो . जी . एन .-33004/ 93 


REGD . NO. D.LA- 33004 /93 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Fradia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PART I - Section 1 


प्राधिकार प्रक्षित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 113] 
No. 113 ) 


नई दिल्ली, मंगलवार, जन 10, 1093/ ज्येष्ठ 20, 1015 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 10 , 1993 /JYAISTHA 20 , 1915 


वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 


अधिसूचना 


आवेदन -प्रपत्र 

4. इच्छुक व्यक्तियों द्वारा स्टाक खरीदने के प्रस्ताव आवेदन के 
निर्धारित प्रपत्र ( अनुबंध 1 ) में प्रस्तुत किए जाने चाहिएं , जिसकी 
प्रतिलिपियां, फोर्ट , बम्बई-400001 स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के लोक 
ऋण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं । बोली उक्त कार्यालय में 
दिनांक 15 जून , 1993 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति अर्थात् 
3 बजे अपराहन के पूर्व-प्रस्तुत की जानी चाहिएं । 


नई दिल्ली, 10 जून , 1993 


सरकारी स्टाक ( प्रतिभूतियों ) की नीलामो द्वारा वित्री के लिए योजना 


सं . 4 ( 5) -डब्ल्यू एण्ड एम ./ 93:----भारत सरकार भारतीय 
रिजर्व बैंक के माध्यम से स्टाक ( अर्थात् स्टाक प्रमाण-पत्र अथवा सहायक 
सामान्य बही खाता फार्म ) के रूप में कुल 1000 करोड़ रुपए ( नाम 
मात्र ) राशि की 9 वर्षीय अवधि के दिनांकित प्रतिभूतियों की जनता को 
नीलामी द्वारा बिक्री करने का प्रस्ताव करती है । नीलामी द्वारा सरकारी 
स्टाक की बिक्री की योजना की मुख्य विशेषताएं और इसके अधीन स्टाक 
जारी करने की शर्ते निम्नानुसार होंगी:---.. 


आवेदक द्वारा निवेश पर अजित किए जाने वाला प्रतिवर्ष प्रतिशत 
प्रतिफल , जिसे दो दशमलव बिन्दुओं तक 5 के मुणकों में पूर्णांकित करके 
दर्शाया गया हो , को स्पष्ट रूप से आवेदन में दर्शाया जाना चाहिए । 
ऐसे आवेदन पत्र जिनमें ये ब्यौरें नहीं दिए हुए होंगे अथवा जिनमें अपूर्ण - 
ब्यौरे होंगे , आवेदक को सूचित किए बिना रद्द कर दिए जाएंगे । 


.. ग्रावेदन के लिए प्रतिफल की विभिन्न दरों पर एक से अधिक बोली 
प्रस्तुत करना अनुमेय होगा ; प्रत्येक बोली के लिए पृथक आवेदन पत्र 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 


निविदा की स्वीकृति 


नीलामी का स्थान और तारीख . . 

, 2. नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक , लोक ऋण कार्यालय, फोर्ट , 
बम्बई- 400001 द्वारा दिनांक 15 जून , 1993 को की जाएगी । 


5. प्रतिफल की विभिन्न दरों पर स्टाक की खरीद के लिए दी गई 
निविदाओं पर स्वीकृति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 13 
जून , 1993 को विचार किया जाएगा । 


अभिदान किया जाने वाला न्यूनतम स्टाक 

3. स्टाक 10,000 रुपए की न्यूनतम राशि ( अंकित मूल्य पर ) 
और उसके बाद 19. 000 रुपए के गणकों में जारी किया जाएगा । 


__ प्राप्त की गई बोलियों के आधार पर , रिजर्व बैंक प्रतिफल की वह 
अधिकतम दर निर्धारित करेगा जिस पर निर्दिष्ट अवधि के सरकारी स्टाक 


1306 GI / 93 


· THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


" [PART I - Sec . II 


p 
minine 


BANARA 


की खरीद के लिए प्रस्तावों को नीलामी पर स्वीकृति दी जाएगी । नीलामी 
पर बेचे गए स्टाक को निश्चित ( कट आफ ) प्रतिफल प्रतिवर्ष प्रतिशत 
कूपन दर पर होगा । 


भारतीय रिजर्व बैंक यदि उचित समझे तो अपने पूर्ण विवेकानुसार 
किसी एक अथवा सभी बोलियों को कोई कारण बताए बिना स्वीकृत 
अथवा अस्वीकृत कर सकेगा । 


स्टॉक की हस्तांतरणीयता 
_ 12. स्टाक को धारक द्वारा लोक ऋण अधिनियम , 1944 के उप 
बंधों और उसके अन्तर्गत अपनाए गए नियमों के अनुसार हस्तांतररित 
किया जा सकता है । 
वापसी- अदायगी की तारीख 

13. स्टाक की 16 जून , 2002 को भारतीय रिजर्व बैंक के लोक 
ऋण कार्यालय जिसके पास यह वापसी -प्रदायगी के समय पंजीकृत है, से 
सममूल्य पर वापसी- प्रदायगी की जाएगी । 


भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिफल दर पर दी गई सफल . 
बोलियों को सममूल्य पर स्वीकार किया जाएगा इससे कम दरों पर दी 
गई अन्य बोलियों को सममूल्य से ऊपर की कीमतों पर आवेदक द्वारा 
वांछित प्रतिफल के अनुसार स्वीकार किया जाएगा । प्रतिफल की निश्चित 
( कट- आफ ) दर से ऊंची दरों पर दी गई अन्य बोलियों को अस्वीकार कर 
दिया जाएगा । उदाहरण अनुबंध-II में दिए गए हैं । 


__ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से 
श्रीमती जानकी कठपालिया , अपर सचिव ( बजट ) 


अनुबध - 1 


आरक्षित मूल्य 


____ 6. यदि स्वीकृत बोलियां पेशकश राशि से कम रह जाती हैं अथवा 
पेशकश की गई सम्पूर्ण राशि जिसकी दर उस स्थिति में निश्चित की 
जानी हो जब सभी बोलियां अस्वीकृत कर दी गई हो तो भारतीय 
रिजर्व बैंक गैर- प्रतियोगी के रूप में नीलामी में भाग लेने और निश्चित 
प्रतिफल पर सममूल्य पर पेशकश के भाग को खरीदने के लिए स्वतंत्र 
होगा । 


प्रबन्धक 
भारतीय रिजर्व बैंक 
लोक ऋण कार्यालय 
फोर्ट, बम्बई- 400001 
महोदय , 


नीलामी के परिणाम 


7. नीलामी के परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 जून , 
1993 को इसके फोर्ट बंबई स्थित लोक कार्यालय में प्रदर्शित किए 
जाएंगे । सफल बोली देने वालों की रिजर्व बैंक के उक्त लोक ऋण 
कार्यालय में उनकी बोलियों के स्टाक की मूल्य राशि 16 जून , 1993 
को बैंक कार्य-समय के दौरान नकद अथवा बैंक अदायगी आदेश अथवा 
भारतीय रिजर्व बैंक, बंबई के पास अपने खाते से चैक द्वारा जमा करना 
अपेक्षित होगा । 


1000 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए 9-वर्षीय सरकारी स्टाक 

हेतु टेंडर-नीलामी 15 जून , 1993 को होगी । 
. .. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना 
संख्या एफ 4( 5 ) डब्ल्यू . एण्ड एच ./ 93, दिनांक 10 जून 1993 और 
आपके द्वारा जारी किए गए टेंडर के अनुसरण में मैंहम अधोहस्ताक्षी 

. ..... .... ( नाम , पूरा पता और टेलीफोन नं . ) .......... 
एतद्द्वारा 9-वर्षीय सरकारी स्टाक निर्धारित तारीख को आपके द्वारा , 
की गई नीलामी में नीचे दिए अनुसार खरीदने का प्रस्ताव देता हूंदिते हैं । 

(i) नाम 
( ii ) पता 
( iii ) दूरभाष सं . 
(iv ) आवश्यक स्टाक का अंकित मूल्य 
( v ) उस पर अजित होने वाला इच्छित प्रतिफल --- - - प्रतिशत प्रतिवर्ष 

( दो दशमलव तक दर्शाया जाए 5 के गुणकों तक पूर्णांकित ) 
( vi ) स्थान जहां ब्याज अदा किया जाएगा । 


स्टाक की अवधि का शुरू होना 


___ 8. स्टाक की अवधि 16 जून , 1993 से शुरू होगी । 


व्याज 


वचन देता 


9. स्टाक पर मिलने वाला ब्याज , नीलामी पर भारतीय रिजर्व बैंक 
द्वारा निर्धारित दर पर होगा । स्टाक पर ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के 
अहमदाबाद , बंगलूर भुवनेश्वर, बंबई, कलकत्ता, गुवाहाटी, हैदराबाद , 
जयपुर, कानपुर, मद्रास , नागपुर , नई दिल्ली , पटना और तिरुअनंतपुरम 
स्थित लोक ऋग कार्यालयों और जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम को 
छोड़कर भारत में अन्यत्र किसी राजकोष अथवा उप- राजकोष से छमाही 
अदा किया जाएगा । 


... मेरी/हमारी बोली पर आपकी स्वीकृति पर मैं /हम आपके कार्यालय 
से स्वीकृति पत्न तत्काल लेना और उसमें दिए गए दिन समय पर भारतीय 
रिजर्व बैंक , फोर्ट बम्बई में अपेक्षित राशि जमा कराना स्वीकार करता . 
हूं करते हैं । 


सांविधिक उपाबंध 


. . 10. स्टाक लोक ऋण अधिनियम, 1944 और उसके अन्तर्गत 
तैयार किए गए लोक ऋण नियम 1946 द्वारा शासित होगा । 


मैंने हमने निर्धारित तारीख को होने वाली नीलामी के लिए बोली 
की शर्ते पढ़ लो हैं और उन्हें स्वीकार करने का वचन देता हं देते हैं । 

मैने / हमने निर्धारित तारीख को होने वाली नीलामी के लिए किसी 
अन्य बोलो ( बोलियों ) को भी स्वीकार कर लिया है|किसी अन्य बोली 
को स्वीकार नहीं किया है ( जो आवश्यक न हो उसे काट दें ) । 

भवदीय 


कर-संबंधी कानूनों की प्रयोजनीयता 


11. सरकारी स्टाक में निवेश का मूल्य और उस पर मिलने वाला 
ब्याज कर संबंधी कानूनों के उपबंधों जैसा कि समय- समय पर प्रयोज्य 
होते हैं द्वारा शासित होगा । 


मला 


बोली देने वाले बीती देने वालोंके बाहर 


बोली देने वाले वोली देने वालों के हस्ताक्षर 

. . और कार्यालय मुहर 


दिनांक - - - - - - - - 


